निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 440 ) 


13 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 3 जून 2013 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

31 मई 2013 
सं0 म0 / विविधपत्रा0 - 06 / 2013 - 989 / मत्स्य — प्रधान सचिव - सह - अध्यक्ष, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम 
लि0 , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01. 03 .2013 को संपन्न निदेशक पर्षद की 80 वीं 
बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राघोपुर - बखरी हैचरी, सीतामढ़ी एवं पुनौरा मत्स्य प्रक्षेत्र, सीतामढ़ी को पशु एवं 
मत्स्य संसाधन विभाग को तात्कालिक प्रभाव से हस्तांतरित करते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सभी 
अस्तियों के साथ हस्तगत कराया जाता है । 

आदेश से, 
( ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 440 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


